निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 माघ 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 147 ) पटना , मंगलवार , 16 फरवरी 2016 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

15 फरवरी 2016 
सं० स्टे0 / झा० / वि0 - 61 / 2006 भाग - 2 - 1414 - राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)( b ) के 
तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, मानन 
एवं श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग , अतिरिक्त प्रभार योजना एवं विकास विभाग, बिहार, को 
नामित किया जाता है । 

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4 )( C ) के तहत् दूसरे सलाहकार के रूप में प्रधान सचिव , गृह 
विभाग, बिहार को नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 147 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


